रजिस्ट्री संडी एल.-33004 /99 


REGD . NO. D. L.-33004/99 


मत्यपरकते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग -- खण्ड- 1 
PART I- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार , मई 10 , 2003 / वैशाख 20 , 1925 
NEW DELHI, SATURDAY , MAY 10 , 2003 /VAISAKHA 20 , 1925 


सं . 119 ] 
No. 1191 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 मई , 2003 

नियम 
सं. आई -45023 / 26 / 2002 -पर्स - II . - केन्द्रीय पुलिस बल ( सी पी एफ ) अर्थात् सीमा सुरक्षा बल ( बी एस एफ ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल ( सी आर पी एफ ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ( आई टी बी पी ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( सी आई एस एफ ) तथा विशेष सेवा ब्यूरो ( एस 
एसबी) में सहायक कमांडेंट के पदों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2003 में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है : 

1. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी । अनुसूचित जाति , 
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबद्ध उम्मीदवारों की रिक्तियों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा नियत किया जाएगा । 

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन इस नियमावली के परिशिष्ट -I में निर्धारित प्रक्रिया से किया जाएगा । 
परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा । 

3. इन नियमों के अन्तर्गत भारत के नागरिक के अलावा किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा या रोजगार में नहीं लिया जायेगा , केवल 
उस व्यक्ति को छोड़कर जिसे केन्द्रीय सरकार ने लिखित रूप में सहमति प्रदान की हो । 

बशर्ते कि इन नियमों के अंतर्गत नेपाल या भूटान की प्रजा को नियुक्ति, नामांकन या रोजगार से विवर्जित नहीं किया जायेगा । 

4. इस परीक्षा के लिए पुरूष तथा महिला उम्मीदवार दोनों ही पात्र होंगे किन्तु महिला उम्मीदवारों को केवल के.रि.पु. बल, तथा के. औ. सु. 
बल, में नियुक्ति के लिए ही विचार किया जाएगा । 

5. ( क ) उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 2003 को 20 वर्ष पूरी हो गयी हो तथा 25 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त , 1978 से 
पहले तथा 1 अगस्त , 1983 के बाद न हुआ हो । 
( ख ) उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी : 

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो तो अधिकतम 5 वर्ष ! 
- ( i). अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उम्मीदवार जो आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं , को अधिकतम 3 वर्ष । . 
( ii ) सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम पांच वर्ष । भूतपूर्व सैनिक भी इस छूट को प्राप्त करने के पात्र होंगे । तथापि सरकारी सेवा के 

मामले में दावा की गई कुल छूट की सीमा वर्ष होगी । 
( iv) यदि उम्मीदवार 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य का साधारणतः 

अधिवासी रहा हो तो अधिकतम 5 वर्ष। 
1329 GI / 2003 -- 

(1 ) . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

IPART - SEx . 1] 
टिप्पणी :- -1 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचति जनजाति एवं अन्य पिणे धित सम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 5 ख के अंतर्गत किसी 
अन्य वर्ग में भी आते हैं अर्थात् वे जो सरकारी सेषक / भूतपूर्व सैनिको भयानकामीर का अधिवासी की बेणी में आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत 
दी जाने वाली संचयी आयु- छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
टिप्पणी : -- || भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगाजिसम - समय पापमा संसाधित भूतपूर्व सनिक ( सिविल सेवा और पदों में 
पुनः नियोजन ) नियमावली, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया । 
उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़करनिर्धारित मापु सीमा में किसी भीपाया जायेगी । 

आयोग जन्म की यह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन पामाध्यमिक विद्यालय बने प्रमाण - पत्र पा किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
द्वारा मैट्रिकलेशन के समकक्ष माम्प प्रमाण -पत्र पा किसी विश्वषिपालपाए भलधत कुलहों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण 
विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो पा उच्चतर माध्यमिक पा समकार परीक्षा प्रमाण -पत्र में पूर्ण हो । 

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, रापथपत्र , नगर निगम, सेवा अभिलेख आदि से प्राप्त जान संबंधी ठहरण तथा अन्य ऐसे 
ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 

अनुद्देशों के इस भाग में आये हुए मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण- पत्र घामपाश में उपर्युक्त कल्पिक प्रमाण - पत्र भी सम्मिलित हैं । 
टिप्पणी:...- 1 उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जान की बाली तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की 
तारीख को मैटिकलेशन/ सेकन्डरी परीक्षा प्रमाण - पत्र या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में पूर्ण है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न 
ही विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा । 
टिप्पणी : ---|| उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए लिखी गई जन्म की तारीख एक बार आयोग के 
अभिलेख में दर्ज हो जाने के पश्चात् उसमें ( पा अपोग की किसी अन्य परीक्षा में ) किसी भी कारण से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

(6 ) उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम मा निगमित किसी विश्वविद्यालय की पा संसद के अधिनियम 
द्वारा स्थापित कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान पा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित 
विश्वविद्यालय की बैचलर डिग्री या कोई अन्य समकक्ष योग्यता हो । 
टिप्पणी : --I यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हों जिन बत्तीर्ण कर लेने पर वह सक्षिक ष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो 
जाता है, पर अभी उन्हें परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो परीक्षा में प्रदेशमाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो उम्मीदवार 
वर्ष, 2003 में अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखते हैं, वे भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र हो सकते हैं । ऐसे उन्नीमार पदि अन्यमा पात्र होंगे तो उन्हें 
परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनंतिम मानी जाएगी और अहंक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द 
कर दी जाएगी । उक्त प्रमाण परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर मातापास करने तथा शारीरिक तथा चिकित्सा मानदण्ड 
परीक्षण तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण ( पीईटी ) में भी भाक पारित किए गए उम्मीदवारों सारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत 
करना होगा । 
टिप्पणी :---!! अपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक पष्टि में आईक मान सकता है जिनके पास इस नियम में निर्धारित 
अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा पास की हो, जिसके स्तर को आयोग स्वीकार करता हो उसे 
परीक्षा में प्रवेश दे सकता है । 
टिप्पणी : - III जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक तथा तकनीकी डिग्री के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक एवं तकनीकी 
योग्यता है वे भी परीक्षा में बैठने के पात्र हैं । 

7. एन सी सी " बी " अथवा " सी " प्रमाण -पत्र का होना एक लाखनीय योग्यता है । वांछनीय योग्यताओं को केवल साक्षात्कार/ व्यक्तित्व 
परीक्षण के समय महत्व दिया जायेगा । 

____ 8. केन्द्रीय पुलिस बल ( सहायक कमांडेन्ट ) परीक्षा में भाग लेने माले किसी भी बल में सहायक कमांडन्द के पद के लिए किसी पूर्व परीक्षा के 
आधार पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार केन्द्रीय पुलिस बलों में सहायक कमांडन्छ की भर्ती सरवर्ती परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे । 

१. इन नियमों के परिशिष्ट -II में निर्दिष्ट केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांबड) परीक्षा, 2003 में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को निर्धारित 
शारीरिक तथा चिकित्सीय मानकों को पूरा करना होगा । 

10 . उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में विनिर्दिष्ट शुल्क अदा करना होगा । 

11 . जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्मापी ईसियत से या अभिपत या दैनिक पर कर्मचारी के अलावा कार्य प्रभारित 
कर्मचारी की भांति कार्य कर रहे हैं पाजो लोक उद्यमों में सेवारत है उनको यह परिषचन ( अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में 
अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है । 


POME 


[ भाग - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र ! असाधारण 
उम्मीदवारों को यह मोट कर लेना चाहिए कि यदि आमीन को उनके निधोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से 
संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई सूचना मिलती है तो इसका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है । उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है । 

12 . परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने और उसकी पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का निर्णय 
अंतिम होगा । 

परीक्षा में आवेदन करने वाले जम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्ते पूरी करते हैं । परीक्षा 
के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानदण्ड परीक्षण अधेवा साक्षात्कार/ व्यक्तित्व 
परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता मतों को पूरा करने के अध्यधीन होगा । यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं 
चिकित्सीय मानदण्ड परीक्षण पा साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षा के पहले मा बाप में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता शर्तों में से कोई 
शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद कर दी जाएगी । 

13. किसी भी उम्मीपवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण - पत्र नहीं है । 
14 . जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नलिखित कदाचार का दोभी घोषित होता है या हो चुका है : 
(i) निम्नलिखित मामलों में अपनी उम्मीदवारी को समर्थन प्राप्त करना, जैसे 

( क ) अवैध परिपोषण केला, या 
( ख) किसी पर बबाव डालना, या . 

( ग ) परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी अकित को ब्लैकमेल करना या ब्लैकमेल करने की धमकी देना , या 
(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, मा 
(ii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, मा 
( iv ) जाली प्रलेख या फेर - सबलकिए प्रलेख प्रस्तुत करना, मा 
( v) अशुजपा असाच मान देना मा महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखका, म 
( vi ) परीक्षा के लिए अपनी जानीववारी के संबंध में निम्नलिखित स्पाम अपनाना, जैसे 

( क ) अनुमित साधनों से प्रश्न - पत्र की प्रति प्राप्त करना , 
( ख ) परीक्षा से संबंधिन्न मोपत्रीम कार्म से संबद्ध व्यक्तियों के विवरण दूंबना , 

( ग ) परीक्षकों पर प्रभाव डालना, अथना 
( vi ) परीक्षा के समय अवभिल सीके अपनाना, मा 
( vii ) उत्तर पुस्तिकाओं मनील माने लिवका मा आजील आरेख मचाना, अभया 
• (ix ) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का हुमबहार करना जिसमें उन मुस्तिकाओं को फाड़ना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने 

को उकसाना , समाधीशम उत्पन्न करना बथा इसी प्रकार से अन्य साने शामिल हैं , अथवा 
( x ) परीक्षा के संचालन हेतु आमोम हास विमुक्त स्टाफ को परेशान करना या सारीरिक क्षति पहुंचाना, अथवा 
( xi ) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किए गए किसी अनुदेश का उल्लंघन करना , 
( vii ) अपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करता या करने के लिए उकसाता । 
तो उन पर आपराधिक अभियोग ( क्रिमिनल प्रॉसिशन) अलाप आ सकने के लिए स्वसं उत्तरदायी होंगे और उसके साथ ही उसे : 
( क ) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका यह उम्मीदवार है, मैहने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा 
( ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष आवधि के विर : 

(i) आयोग द्वारा की जाने वालीकिसी भी मीधा अथक प्रयत्न के लिए, 

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीत किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और 
( ग ) पदि वह सत्कार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की : सक. . ! 
बशर्ते किशन नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं सपाई जाएगी जब तक : 
. (i) अम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अब में दिया गया हो । 

( i ) जम्मीदवार द्वारा अनुमान समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर , यदि कोई हो, विचार न कर - रा हो । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I - Sec . 1} 


- 


- 


- 


15. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अयोग द्वारा उनके विवेक से निर्धारित किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें शारीरिक और 
चिकित्सा मानदण्डों के परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा जिससे यह जांच हो सके कि क्या वे इस अधिसूचना के परिशिष्ट -II में विनिर्दिष्ट शारीरिक और 
विकित्सीय मानदण्डों को पूरा करते हैं । 

बशर्ते कि अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा छूट देने के स्तर अपनाते हुए आयोग द्वारा 
" शारीरिक तथा चिकित्सीय मानदण्ड " परीक्षण के लिए तभी बुलाया जाए जब आयोग के विचार में इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए इन वर्गों के उम्मीदवारों को सामान्य मानदण्ड के आधार पर बुलाने के लिए उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त नहीं है । 
___ वे उम्मीदवार जो परिशिष्ट -II में विनिर्धारित शारीरिक तथा चिकित्सा मानदण्डों को पूरा करते हैं उनका निम्नलिखित के अनुसार शारीरिक 
दक्षता परीक्षण किया जाएगा : 

शारीरिक दक्षता परीक्षण ( पीईटी ) 
पुरुष 

महिला 
( क ) 100 मीटर दौड़ 

16 सैकेण्ड में 

18 सैकेण्ड में 
( ख ) 800 मीटर दौड़ 

3 मिनट में 

4 मिनट में 
( ग ) लम्बी कूद 

3.5 मीटर 

3 मीटर 
( 3 अवसर ) 

( 3 अवसर ) 
1. 05 मीटर 

0.90 मीटर 
( 3 अवसर) 

( 3 अवसर ) 
( ङ ) गोला फेंकना 
( शॉट पुट ) (7. 26 किलो ) 

4.5 मीटर 
शारीरिक एवं चिकित्सा मानदंड परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा नामित नोडल प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में 
होगा । ये परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे जिनकी अधिसूचना लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद अधिसूचित की जाएगी । 

शारीरिक तथा चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों के विरूद्ध अपील , यदि कोई हो , इन परीक्षणों के परिणाम घोषित होने के 15 दिन की अवधि के 
अंदर गृह मंत्रालय द्वारा नोमोद्दिष्ट अपीलीय प्राधिकरण को की जानी चाहिए । 

जिन उम्मीदवारों को शारीरिक तथा चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक घोषित किया जाता है, उन्हें संघ लोक 
सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा । साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के 200 अंक होंगे । 

साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक उम्मीदवारों को ( अर्थात् वे जिन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहंक घोषितकिया है ) विस्तृत 
आवेदन प्रपत्र जारी किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ, सेवा की अपनी वरीयताएं निर्दिष्ट करने को कहा जाएगा । चूंकि महिला उम्मीदवार 
केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए ही पात्र हैं , उन्हें इन दो सेवाओं के लिए ही अपनी वरीयताएं निर्दिष्ट करना 
अपेक्षित है । 

16. (i ) साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के बाद आयोग द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से प्रदान किए 
गए कुल अंकों के अनुसार उम्मीदवारों को उनके योग्यता क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और इस क्रम में आयोग द्वारा परीक्षा में अर्हक पाए गए 
उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम के आधार पर, जितनी अनारक्षित रिक्तियों की संख्या भरने का निर्णय लिया गया है, उनके लिए अनुशंसित किया 
जाएगा । 

( ii ) आयोग द्वारा शिथिलनीय स्तर पर किसी भी अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबद्ध उम्मीदवारों की अनु. जा., 
अ. ज. जा . या अ. पि. व. के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की हद तक छूट देते हुए की जाएगी बशर्ते कि इन पदों में चयन हेतु ये उम्मीदवार 
स्वस्थ हों । 

बशर्ते कि आयोग अनु. जा ., अ. ज. जा . या अ. पि. व. से संबद्ध जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता या चयन 
मानदण्ड में किसी प्रकार की छूट रियायत के बिना की गई हो उन्हें अनु. जा ., अ. ज. जा. या अ. पि . व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध 
समायोजित नहीं किया जाएगा । 

17 . प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा का परिणाम संप्रेषित करने का रूप तथा प्रकार का निर्णय आयोग द्वारा उनके विवेक से किया जाएगा तथा 
आयोग परिणाम के संबंध में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं करेगा । 

18. परीक्षा में सफलता से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिल जाता है जब तक यथावश्यक ऐसी जांच से सरकार संतुष्ट न हो जाए कि 
उम्मीदवार चरित्र और पूर्ववृत्तों के संबंध में सेवा में नियुक्ति हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त है । 


L 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
19 . उम्मीदवार को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक विकारों से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में 
उसके कार्यों के निष्पादन में व्यवधान आने की संभावना न रहे । सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो , द्वारा विनिर्धारित ऐसी चिकित्सीय 
जांच के बाद जो उम्मीदवार इन अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते , उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा । 
टिप्पण : - निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले वे अपनी जांच किसी 
सिविल सर्जन से करवा लें । उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले किए जाने वाले शारीरिक परीक्षण की प्रकृति तथा अपेक्षित मानक का विवरण इस 
नियमावली के परिशिष्ट -II में दिया गया है । 

____ 20. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के संबंध में सेवा आबंटन गृह मंत्रालय द्वारा योग्यता तथा सेवा के लिए वरीयताओं के आधार पर, जैसे . . . 
उम्मीदवारों ने विस्तृत आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किया है, किया जाएगा । चूंकि महिला उम्मीदवार केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा केन्द्रीय 
औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार है, उन्हें अपनी वरीयताएं इन्हीं दो सेवाओं के लिए ही निर्दिष्ट करनी होंगी । 

21 . कोई व्यक्ति : 
( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह के लिए अनुबंध कर लिया हो जिसकी पहले से कोई जीवित पति/ पत्नी है 


( ख ) जिसने पहले से जीवित पति/ पत्नी के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह के लिए अनुबंध किया हो । 
केन्द्रीय पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा । 

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को इससे छूट दे सकती है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि इस विवाह की ऐसे व्यक्ति तथा विवाह 
के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक नियम के अंतर्गत अनुमति है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं । 

___ दुर्गा शंकर मिश्र , निदेशक ( पर्स ) 


परिशिष्ट 
केन्द्रीय पुलिस बल में सहायक कमांडेन्ट के पद के लिए लिखित परीक्षा की योजना तथा पाठ्यविवरण 
( क ) लिखित परीक्षा की योजना 

लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें दो प्रश्न पत्र होंगे , प्रत्येक प्रश्नपत्र दो घंटे की अवधि का होगा । 
प्रश्न -पत्र : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता 

.. . 

- 250 अंक 
इस प्रश्न - पत्र में प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प प्रकार के उत्तर ) प्रकार के होंगे जिसमें प्रश्नपत्र हिन्दी के साथ - साथ अंग्रेजी में भी होंगे । 
प्रश्न- पत्र ॥ निबन्ध , संक्षेपण लेखन एवं अपठित गद्यांश ( काग्रीहेन्शन ) 

- 150 अंक 
इस प्रश्न-पत्र में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने के विकरन्य की अनुमति होगी किन्तु संक्षेपण लेखन एवं अपठित गद्याश केवल 
अंग्रेजी माध्यम में ही लिखने की अनुमति होगी । 
टिप्पणी -I : - उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न - पत्र - II के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए , जैसा कि ऊपर वर्णन किया है, 
आयोग द्वारा अनुमत माध्यम में ही लिखें । प्रश्न पत्र में अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा । 
टिप्पणी - II : - प्रत्येक प्रश्न - पत्र में अलग - अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगेनों आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निश्चित किया जाएगा। प्रश्न 
पत्र -I का मूल्यांकन पहले किया जाएगा तथा प्रश्न - पत्र- II का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों का किया जाएगा जो प्रश्न - पत्र -I में न्यूनतम अर्हक 
अंक प्राप्त करते हैं । 
( ख ) लिखित प्रश्न- पत्रों के पाठयविवरण : 
प्रश्न -पत्र I : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता 
इस प्रश्न -पत्र में बहु विकल्प प्रश्न सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो प्याक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे । 
# 1. सामान्य मानसिक योग्यता 
ये प्रश्न तार्किक विवेचना, गणितीय अभिरूचि सहित संख्यात्मक योग्यता एवं आंकड़ा निर्वचन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे । 
# 2. सामान्य विज्ञान 
ये प्रश्न सामान्य सचेतना, वैज्ञानिक प्रकृति, नये क्षेत्रों के महत्व जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय विज्ञान सहित वैज्ञानिक घटनाओं . . . 
के दैनिक प्रेक्षण की समज्ञ ( परिज्ञान ) एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार किया जाएगा । 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART I- SEC . 1] 
# 3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम - सामयिक घटनाएं . 
इन प्रश्नों से उम्मीदवारों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम - सामयिक घटनाओं से संबंधित व्यापक क्षेत्रों जैसे संस्कृति , संगीत , कला, साहित्य 
खेल, शासन , सामाजिक तथा विकासात्मक पहलुओं, उद्योग , व्यवसाय, भूमंडलीकरण तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव की सचेतना के प्रति 
परीक्षण किया जा सकेगा । 
# 4. भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था 
इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से देश के राजनीतिक व्यवस्था तथा भारत का संविधान , सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रशासन , भारत में आर्थिक विकास 
सहित इसके सूचकों के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा । 
# 5. भारत का इतिहास 
प्रशन पत्र व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं के विषयों से संबंधित होंगे । इसमें राष्ट्रवाद की प्रगति तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन 
के क्षेत्र भी शामिल होंगे । 
# 6. भारत एवं विश्व का भूगोल 
प्रश्न भारत तथा विश्व से संबंधित भूगोल के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं से संबंधित होंगे । 
प्रश्न- II निबंध, संक्षेपण लेखन एवं अपठित गद्यांश ( काम्प्रीहेन्शन ) : 

यह प्रश्न पत्र दिए गए निबन्ध के विषय पर उम्मीदवारों के विचारों को सुसंगत, क्रमबद्ध, संक्षिप्त, समझने योग्य तथा सुबद्ध तरीके से प्रभावी तथा . 
वर्तनी त्रुटि रहित, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा में प्रस्तुत कर पाने की योग्यता का परीक्षण करेगा । 

इसके अतिरिक्त इस प्रश्न पत्र से उम्मीदवार को संक्षेपण लेखन ( प्रेसी राइतिंग) तथा अपठित गद्यांश ( काम्प्रीहेन्शन ) के लिए दिए गए पैराग्राफ 
को समझने तथा संक्षेपण उद्भहरण का सार लिखने की निपुणता और काम्प्रीहेन्शन उद्भहरण में लघु प्रश्नों के जवाब देने की योग्यता का परीक्षण भी 
किया जा सकेगा। 

परिशिष्ट - II 
केन्द्रीय पुलिस बल परीक्षा में सहायक कमांडेंट के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का 

शारीरिक और चिकित्सा मानाण्ड . . . 
(i) शारीरिक मानदण्ड : उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निर्मनलिखित हैं : 


. . 


महिला 


कद 
छाती 
( बिना फुलाव के ) 
वजन 


165 सें.मी. 157 सें. मी . 
81 सें. मी . 
(5 सें. मी . के न्यूनतम फुलावं के साथ ) 
50 कि०ग्रा० कद के अनुसार किन्तु 46 किग्रा० . 

से कम नहीं 


(ii) चिकित्सा मानदण्ड : 
( क ) दृष्टि 

दूर की दृष्टि 
अच्छी आँख खराब आँख 

( सही की गई दृष्टि ) 
6/ 
6 6 /12 


निकट की दृष्टि 
अच्छी आँख खराठा आँख 

( सही की गई दृष्टि ) 
J.1 .1l 


अथवा 


69 6/9 

( ख ) उम्मीदवारों के संघट्ट जानु ( नॉक नीज ), चपटा पैर, स्फीत शिराएं या आंखों में भंगापन नहीं होना चाहिए तथा उनकी उच्च कलर 
विजन होनी चाहिए । उम्मीदवारों की कलर विजन की जांच इशहारा परीक्षण के साथ - साथ एडरिक ग्रीन लैंटर्न परीक्षण द्वारा की जाएगी । वे मानसिक 
और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तथा शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिसमें उनके कार्य के दक्षपूर्ण निष्पादन में व्यवधान न आ सके । 


[ YTTI - Tue 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधाराम 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

: NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th May, 2003 

Rules 
No. 1-45023/ 26 /2002 - Pers , IL - The Rulos for a competitive exa nnination to be held by the Union Public Service 
Commission in 2003 for the purpose of filling vacancies of Assistant Cons mandants in Central Police Forces ( CPF ) viz . 
Border Secutiry Force (BSF ), Central Reserve Police Force (CRPF ), Indo - Tibetan Border Police (ITBP), Central Industrial 
Security Force (CISF ) and Special Services Bureau (SSB ) are published for general Information , 

1. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by 
the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Schoduled Castes , the Scheduled Tribes and 
Other Backward Classes in respect of vacancies. as may be fixed by the Government 

2 . The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in 
Appendix 1 to these rules . 

The dates on which and the places atwhich the examination will be held shall be fixed by the Commission . 

3. No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government significd in 
writing , be appointed or employed under these Rules . 

Provided that nothing contained in these rules shall debar the apppintinent, enrolment or employinent of a subject 
of Nepal or Bhutan under these rules . 

4. Both Male and Female candidates will be eligible for this examination , but Female cundidates will be considered 
for appointment to CRPF and CISF only . 

S. (a ) A candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 
1st August, 2003 j.e. he must have been born not earlier than 2nd August, 1978 and not later than 1st August, 1983 . 

(b ) The upper age limitprescribed above will be relaxable : 

O upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe ; 
(b ) upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who nre 

eligible to avail of reservation applicable to such candidates; 
(ii) upto a maximum of five years for Government Servants . Exservicemen will also be eligible for this relaxation . 

However the total relaxation claimed on account of Government Service will be liinited to 5 years ; 
(iv ) upto a maximum of five years if a candidate had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashinir 

during the period from 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989. 
Note I : Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes 

who are also covered under any other category of Para 5(b ) above , viz . those coming under the category of 
Government servants/Ex- servicemen and persona domiciled in the State of Jaminu & Kashinir will be 

eligible for grant of cumulative age - relaxation under both the categories. 
Note II : The term ex -servicemen will apply to the personswho are defined as ex -servicemen in the Ex- servicemen 

(Re-employmentin Civil Services and Ports ) Rules, 1979 , as amended from time to time. 


SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED 

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving 
Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalentto Matriculation or in an extract from n 
Register ofMatriculates maintained by a University , which extract must be certified by the proper authority of the University 
or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate . 

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporution , service 
records and the like will be accepted . 

The expression Matriculation /Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction inciudes the 
alternative certificates mentioned above. 

Note 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation /Secondary Examination 
Certificate or an equivalent Certificate as on the date of submission of applications will be accepted by the Conimission and 
no subsequent request for its change will be considered or granted . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - Sec . 1] 


- 


Note 2 : Candidates should also note that once a date of birth hasbeen claimed by them and entered in the records 
of the Commission for the purpose of admission to an examination , no change will be allowed subsequently (or at any other 
examination of the Commission ) on any grounds whatsoever. 

6 . A candidate must hold a Bachelor s degree of a University incorporated by an Act of the Central or State 
Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a 
University under Section 3 of the University Grants Commission Act , 1956 or possess an equivalent qualification . 

Note 1 : Candidates who have appeared at an examination the passing ofwhich would render them educationally 
qualified for the Commission s examination but have not been informed of the results as also the candidates who intend to 
appear at such a qualifying examination in the year 2003 will also be eligible for admission to the examination . Such 
candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional 
and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the requisite examination along with the Detailed 
Application Form which will be required to be submitted to the Commission by the candidates who after qualifying on the 
result of the written part of the examination are also declared qualified in the Physical and Medical Standards Tests and 
Physical Efficiency Tests (PET). 

Note II : Inexceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the 
foregoing qualifications as a qualified candidate provided that he has passed examination conducted by the other Institutions, 
the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination . 

Note III : Candidates possessing professional and technical qualificationswhich are recognised by Government 
as equivalent to professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination 

7 . Possession ofNCC B or C Certificate will be a desirable qualification . These desirable qualifications will be 
given consideration at the time of Interview /Personality Test only. 

8. A candidate who has been finally selected on the basis of an earlier examination to the post of Assistant 
Commandants in any of the Forces participating in the CentralPolice Forces ( Assistant Commandant) Examination will not 
be eligible to appear at a subsequent examination for recruitment of Assistant Commandants in the participating Central 
Police Forces . 

9. Candidates must meet the prescribed Physical and Medical standards for admission to Central Police Forces 
(Assistant Commandant) Examination , 2003 specified in Appendix - II of these Rules. 

10 . Candidates must pay the fee prescribed in the Commission s Notice. 

11. All candidates in Government Service, whether in permanent or in temporary capacity or as work -charged 
einployees other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit 
an undertaking that they have informed in writing to their Head of Office Department that they have applied for the 
examination . 

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding 
permission to the candidates applying for / appearing at the examination , their application will be liable to be rejected 
candidature will be liable to be cancelled . 

12 . The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or 
otherwise for admission to the examination shall be final. 

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission 
to the examination . Their adnussion at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz . 
Written Examination , Physical and Medical Standard Tests or Personality /Interview Tests will be purely provisional subject 
to their satisfying the prescribed eligibility conditions. Ifon verification at any time before or after the Written Exainination , 
Physical and Medical Standard Tests or Personality / Interview Tests , it is found that they do not fulfil any of eligibility 
conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission . 

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate ofadmission from the Comnussion . 
14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of : 
(1) Obtaining support for his candidature by the followingmeans, namely : 

(a ) offering illegal gratification to , or 
(b ) applying pressure on , or 

(c) blackmailing, or threatening to blackmail 
any person connected with the conduct of the examination , or 

( ii) iinpersonating, or 


[ YTI- CUS 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(iii) procuring impersonation by any person , or 
( iv ) submitting fabricated documents or documentswhich have been tampered with , or 
(v ) making statements which are incorrect or false or suppressing material information , or 
(vi) resorting to the following means in connection with his candidature for the examination , namely 

(a) obtaining copy of question paper through impropermeans, 

(b ) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination , 
· (c) influencing the examiners , or 
(vi ) using unfair means during the examination , or 
( viii) writing obscenematter or drawing obscene sketches in the scripts, or 
(ix ) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts ,provoking fellow examinees to boycott 

examination , creating disorderly scene and the like, or 
(x) harassing or doing bodily harm to the staffemployed by the Commission for the conduct of their examinations, 

or 
(x1) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates perinitting 

them to take the examination , or 
( xi ) attempting to commit oras the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the 

foregoing clauses. 
may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution , be liable 

(a) to be disqualified by the Commission from the examination forwhich he is a candidate and / or 
(b ) to be debarred either permanently or for a specified period 

(1) by the Commission from any examination or selection held by them ; 

(ii) by the CentralGovernment from any employmentunder them ; and 

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under theappropriate rules 
Provided that no penalty under these rules shall be imposed except after 

(1) giving the candidate an opporunity of making such representation , in writing as he may wish to 

make in that belialf; and 
(ii) taking the representation , if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into 

consideration . 
15 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as inay be fixed by it . 
cominission in their discretion shall be sunumoned for the Physicaland Medical Standards Tests to check whether they meet 
the Physical and Medical Standards specified in Appendix Il to these Rules : 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Other Backward Classes 
may be summoned for the Physical and Medical Standard Tests by the Commission by applying relaxed standards if the 
Coinmission is of the opinion that sufficient number ofcandidates froin these categories are not likely to be summoned for 
the Physical and Medical Standards Tests on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for 
them . 

Those candidates who meet the prescribed Physical and Medical Standards, as specified in Appendix it to these 
Rules , will be put through Physical Efficiency Tests (PET) as indicated below :-- 

PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET) 
Males 

Females 
(a ). 100 Meters race 

In 16 seconds 

In 18 Seconds 
(b) 800 Meters race 

in 3 ininutes 

In 4 minutes 
(c ) Long Jump 

3.5 Meters 

* 3.0 Meters 
( 3 chances) 

(3 chances) 
(d) High Jump 

1.05 Meters 

0 .90 Meters 
( 3 cliances ) 

(3 chances) 
( e) Shot Put (7 . 26 Kgs.) 

4 . 5 Meters 


را 
به 
مدرسه 
ساز 
/ 


نفر 


یه 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . 1] 


um 


The Physical and Medical Standard Tests and the Physical Efficiency Tests (PET) will be conducted under the 
supervision of a Nodal Authority to be appointed by theMinistry of Home Affairs. These tests will be conducted at various 
centres to be notified after the results of the written examination . 

Appeals against the findings of the Physical and Medical Standard tests , if any, will have to be made to the 
Appellate Authority designated by the Ministry of Home Affairs within a period of 15 days from the date of declaration of 
the result of these tests . 

Candidates who are declared qualified at the Physical and Medical Standard Tests and the Physical Efficiency 
Tests , will be called for the Interview /Personality Test to be conducted by the Union Public Service Commission . The 
Interview /Personality Test will carry 200 marks. 

Candidates qualifying for the Interview /Personality Test (viz. those who are declared qualified at the Plıysical 
Efficiency Tests ) will be issued a Detailed Application Fonn (DAF ) in which among other things,they will also be asked to 
indicate their preference of services . As Female Candidates are eligible for appointment to CRPF and CISF only , they will be 
required to indicate their preference between these two services only . 

16 . (i) After the interview /Personality Test, the candidates will be arranged by the Commission in the order of 
merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the written examination and Interview and 
in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended 
for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination . 

( ii) The candidates belonging to any of the Scheduled Castes, the Scheduled Trbies or Other Backward Classes 
may to extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Other Backward 
Classes be recommended by the Commission by a relaxed standard , subject to the fitness of these candidates for selection 
to the post : 

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Other Backward 
Classes who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/concessions in the eligibility 
or selection criteria , at any stage of the examination , shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes . 

17. The form and manner of communication of to result of the examination to individual candidates shall be 
decided by the Commission in their disem on and the Commission will not enter into correspondence with them regarding 
the result. 

18 . Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such 
engins may be considered necessary that the candidate having regard to his/ her character and antecedents , is suitable 
in ali suspects for appointinent to the Service. 

19 . A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with 
The discharge of his duties as an officer of the service . A candidate who after such inedical examination as Goverinentor 
che a pointingauthority, as the case may be ,may prescribe, is found not to satisfy these requirements willnot be appointed . 

Note : In order to prevent disappointinent, candidates are advised to have theinselves exainined by a Civil Surgeon 
before applying foradmission to the examination . Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be 
subjected before appointment and of the standard required are given in Appendix II to these Rules. 

20 . Service allocation in respect of finally selected candidates will be made by the Ministry of Home Affairs on the 
basis of merit and preference for servic zs to be indicated by the candidates in the Detailed Application Forn (DAF ). As 
female candidates will be eligible for appointment to CRPF and CISF only, they will have to indicate their Service preference 
between these two services only. 

21. No person 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

(b ) who having apouse living has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the Post of Assistant Commandants in the Central Police Forces: 

Provided that the Central Governmentmay, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the oth r party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person 
from the operation of this rule . 

D . S ,MISHRA, Director (Pers ) 


[ YTTI - 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


APPENDIX -I 
Schemeand Syllabus of the Written Examination for the post of Assistant Commandants in Central Police 
Forces 

(A ) Scheme of Written Examination : 

The written examination to be conducted by Union Public Service Commission will comprise two papers each of 
two hours duration as follows : 
Paper I: General ability and Intelligence 

– 250 Marks 
This paper will be of Objective Type (Multiple Choice Questions) in which the questions willbe set in English as 
well as Hindi. 
Paper II : Essay, Precis Written and Comprehension 

— 150 Marks 
In this paper candidates will be allowed the option of writing the Essay Component in English or Hindi, but the 
medium ofPrecis Writing and Comprehension Components will be English only . 
NOTE -I : Candidates should ensure that in Paper II they write the Answers only in the Medium allowed by the 

Commission for the different components as mentioned above. No credit will be given for answers 

written in a medium other than the one allowed in the Paper. 
NOTE - I : There will be minimum qualifying marks separately in each Paper asmay be fixed by the Cominission in 

their discretion . Paper -I will be evaluated first and evaluation of Paper- II , will be done only of those 

candidates who obtain the minimum qualifying marks in Paper -I. 
(B ) Syllabi of the Written Papers : 
Paper I : General Ability and Intelligence 

The objective type questions with multiple choices in this paper will broadly cover the following areas : 
# 1. GeneralMental Ability 

The questions will be designed to test the logical reasoning, quantitative aptitude including numerical ability , and 

data interpretation . . 
# 2. General Science 

The questions will be set to test general awareness , scientific temper, comprehension and appreciation ofscientific 
phenomena of everyday observation including new areas of importance like Information Technology, 

Biotechnology , Environmental Science . 
# 3. Current Events of National and International Importance : 

The questions will test the candidates awareness of current events of national and internationalimportance in the 
broad areas of culture , music , arts , literature , sports, governance , societal and developmental issues , industry , 

business, globalisation , and interplay among nations. 
# 4 . Indian Polity and Economy : 

The questions shall aim to test candidates knowledge of the Country s political system and the Constitution of 

Ince , social systems and public administration , economic development in India , including its indicators . 
* History of India : 

The questions will broadly cover the subject in its social, economic and political aspects. This shall also include 

the areasof growth of nationalism and freedom movement. 
# 6. Indian and World Geography : 

The questions shall cover the physical, social and economic aspects of geography pertaining to India and the 

World . 
Paper II : Essay, Precis Writing and Comprehension 

This paper shall test candidates ability to bring to fore his ideas on the given essay topic , arrange them in a 
coherent, orderly , concise , understandable and lucid manner in effective and grainınatically correct language free 
from spelling errors. 
Further , this shall test candidates ability to understand the given passages for precis -wirting and comprehension 
and their skills to summarise the precis passage and reply to the short -answered questions on the comprehension 
passage. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — Sec . 1] 


ALLALLANA 


-- - 


- - - - 


APPENDIX - II 


Physical and Medical Standards for the candidates for the post of Assistant Commandants in the 

Central Police Forces 
(1) PhysicalStandards : Theminimum requirements for the candidates are as follows: 

Men 

Women 
Height 

165 cms. 

157 cms. 
Chest ( unexpanded ) 

81 cms. 

(with 5 cms. Minimum expansion ) 
Weight 

50 kgs . 

According to liciglit but 

Not less than 16 Kgs. 
(ü ) MedicalStandards : 
(a ) Eye Sigli : 

Distant Vision 

Ncar Vision 
Better eye Worse eye Better eye Worse eye 
(Corrected Vision ) 

(Corrected Vision ) 
0/6 

6/ 12 
or 
6 /9 

6 /9 
(b ) The candidates must nothave knock knees, Flat Foot, Varicose Veins or squint in eyes and they should possess 

high colour vision . The candidates will be tested for colour vision by Ishahara s test as well as Edrich -Green 
Lantern Test. They must be a good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere 
with the efficient performance of the duties. 


J. I 


J. JI 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications. Dalhi- 110054 . 


ir Unu 


du 


. 


